निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 231 ) 


8 ज्येष्ठ 1934 ( NO ) 
पटना , मंगलवार , 29 मई 2012 


अधीक्षक का कार्यालय , 
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना 


निविदा सूचना 
सं0 7424 _ वर्ष 2012 - 13 के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के विभिन्न विभागों एवं इकाईयों 
में लोहे एंव लकड़ी से निर्मित उपस्करों की मरम्मति रंगाई एवं बोर्ड बनाने इत्यादि हेतु मुहरबंद एवं टंकित निविदा, निविदा 
प्रकाशन की तिथि से इक्कीस ( 21 ) दिनों के अन्दर निबंधित डाक/ स्पीड पोस्ट के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में 
विस्तृत जानकारी अधीक्षक कार्यालय से निविदा प्रकाशन के पश्चात् सम्पर्क स्थापित कर 100 रु० का Nonrefundable 
डिमांड बैंक ड्राफ्ट द्वारा कार्यालय समयावधि में प्राप्त कर सकते हैं । इस निविदा संबंधी सभी जानकारियाँ वेबसाईट 
( WWW. prd. bihar. gov . / WWW. p. m. c. h.in) पर भी देखी जा सकती है । जो निविदादाता वेबसाईट से 
डाउनलोड कर भाग लेंगे उन्हें निविदा के साथ 100 रु0 का Nonrefundable डिमांड बैंक ड्राफ्ट अधीक्षक 
पी०एम०सी०एच० , पटना के नाम से पटना में देय हो देना होगा । 
पटना, 

( ह० ) अस्पष्ट, 
दिनांक 25 मई 2012 

अधीक्षक । 


निविदा शर्त : 
1 . निविदा दो प्रकार की होगी :- ( 1 ) तकनिकी ( 2 ) वित्तीय । 

___ तकनिकी निविदा 
2. निविदादाता का नाम एवं पूरा पता दूरभाष संख्या के साथ । 
3. बिहार वाणिज्य कर में संबंधिात कार्य हेतु निबंधन । वैसे फर्म जो वर्तमान में बिहार वाणिज्य कर में निबंधित नहीं हैं वे 
भी निविदा दे सकते हैं , परन्तु अगर ऐसे फर्म वित्तीय निविदा में निम्न दर में प्रथम स्थान ( L1 ) पर आते हैं तो उन्हें कार्य 
का आदेश मिलने के पूर्व बिहार वाणिज्य कर में निबंधित होने एवं अद्यतन अनापत्ति प्रमाण - पत्र कार्यालय में जमा करना 
अनिवार्य होगा । 


11. 


नाव 


बिहार गजट ( असाधारण ), 29 मई 2012 
उद्योग विभाग में संबंधित कार्य हेतु प्रदत्त पंजीयन पत्र एवं अद्यतन कार्यरत रहने का प्रमाण - पत्र । 
5 . अगर लघु उद्योग इकाई है तो उसका अद्यतन कार्यरत प्रमाण - पत्र । 

पूर्व में किये गए कार्यों का प्रतिवेदन एवं कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण- पत्र । 
लोहे एवं लकड़ी से निर्मित उपस्करों की मरम्मती , रंगाई एवं बोर्ड बनाने इत्यादि हेतु अग्रधन की राशि के रूप में 
तकनिकी निविदा में 50 ,000 रु० ( पचास हजार रुपये ) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो अधीक्षक पटना मेडिकल कॉलेज 

अस्पताल पटना को प्रतिभूत होगा संलग्न करना होगा । 
8. नन कनभिक्शन सर्टिफिकेट एवं निविदादाता या फर्म/ Ageury के काली सूची में नहीं होने एवं विवाद का न्यायिक 

क्षेत्र पटना होने का प्रमाण - पत्र / शपथ - पत्र संलग्न करना होगा । 
9. अगर प्रथम निम्न दर वाले फर्म ( L1 ) को कार्य का आदेश देने के बाद उनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा और 

द्वितीय निम्न दर ( L2 ) वाला फर्म पहले निम्न दर वाले ( L1 ) फर्म के अनुमोदित दर पर कार्य करने के लिए 
सहमत होता है तो द्वितीय निम्न दर वाले (L2 ) फर्म को कार्य करने का आदेश दे दिया जायेगा एवं प्रथम निम्न दर 

वाले ( L1 ) फर्म का अग्रधन जब्त करते हुए उनके फर्म को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी । 
10. निविदा टंकित एवं अलग - अलग लिफाफे में मुहरबन्द होगा और लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से तकनिकी निविदा एवं 

वित्तीय निविदा अंकित करना होगा। निविदा उपलब्ध कराये गये सूची के क्रम में ही देना होगा । अधूरे निविदा पर विचार 
नहीं किया जाएगा। 
निविदा में संलग्न सभी कागजों के कुल पृष्ठों की संख्या एवं विवरणी निविदा के अग्रसारण पत्र पर अंकित करते हुए 
उसे प्रमाणित करना होगा । 

वित्तीय निविदा 
वित्तीय निविदा में निविदा सूची में अंकित क्रमानुसार उपस्करों का नाम एवं दर अंकित करना होगा। 
किसी कार्य के लिए एक से अधिक दर अनुमान्य नहीं होगा इसके अतिरिक्त वित्तीय निविदा में और कोई कागज 
संलग्न नहीं किया जायेगा । 

क्रय समिति में तकनिकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा । 
4. क्रय समिति / अधीक्षक को किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा। 

( ह0 ) अस्पष्ट , 

अधीक्षक । 
उपस्करों के मरम्मती हेतु सूची 

1 . Arm chair plastic caning of seat and back 
2 . Arm chair minor and major repair 

Arm chair wooden seat new fitting 
4. Arm chair polish 

Club chair minor repair 
6 . Club chair plastic canning of seat and back 

Cub Chair polish 

Long easy chair charge and polish 
9 . Class chair repairing and painting 
10 . Wooden table repair and polish 
11. Wooden table new raxin fitting 
12 . Wooden table new class fitting 
13 . Wooden bench repair and painting 
14 . Wooden stool repair and polish 
15 . Wooden door parda new fitting 
16 . Wooden door parda rod steel pipe fitting 
17 . Iron angle pole for sign board fitting 
18 . Oxygen cylinder stand repairing and painting 
19 . Kura gadi repairing and painting 


लं 


। 


PER JGIC (31HTERUT ), 29 H 2012 
20 . Iron flat delivery bed and children bed 
21. Patient trolley repairing and painting, wheel changing etc . 
22 . Medicine trolley painting and repairing, wheel changing 
23 . Drum stand repairing and painting 
24 . Name writing on the name plate both hindi and English 
25 . Iron signboard with wooden frame with writing and painting 
26 . Iron angle new supply 
27 . Wooden almirah and glass door almirah repairing and painting 
28. Steel almirah repairing and painting 
29 . Saline stand , ball stand and basin stand repair 
30 . Sterlizer stand painting 
31 . Dressing drum repair 
32 . Revolving stool repair 
33 . Book self repair 
34 . Black board painting 
35 . Iron baby credile repair 
36 . Steel rack repair 
37 . Plastic canning and repairing of sofa 
38 . Notice board new glass fitting and repairing 
39. Steel chair repairing and painting 
40 . Strecher repair 
41. Godrej chair repairing , painting and canning 
42 . Godrej table repairing and painting 
43. Godrej Almirah repairing and painting 
44 . Godrej revolving chair repairing and painting 
45 . Bed side locker repairing and painting 
46 . ICU bed repairing and painting 

Superintendent, 
Patna Medical College & Hospital, Patna . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER J5TC (31HTERUT) 231-571 + 10 -šodtouto 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


